. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

19 फाल्गुन 19 3 6 ( श० 
संख्या 144 राँची ,मंगलवार । 

10 मार्च, 2 0 15 ( ई० ) 


उत्पाद एवं मध निषेध विभाग 


अधिसूचना 
10 मार्च, 2015 


संख्या-1/ नीति- 4 0- 09 1 2 0 14 . 431 -- झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 19 15 ( अधिनियम- II, 19 15 ) 
की धारा- 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद , झारखण्ड की अधिसूचना संख्या- 2 3 - 
137 -2 दिनांक 29 अप्रैल, 19 19 के अन्तर्गत बनाई गई नियमावली एवं समय - समय पर अधिसूचना 
संख्या- 1/ नीति- 4 0- 0 7/ 2 0 12 -2 3 9 दिनांक 27 मार्च, 2 0 12 द्वारा यथा संशोधित नियम- 10 6 ( C) में 
निम्नांकित संशोधन करती है: 


वर्तमान नियम- 10 6 ( C) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगाः 


नियम - 10 6 ( C) . झारखण्ड राज्य के किसी भी स्थान पर भारत निर्मित बीयर का आयात करने 


_ 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 10 मार्च, 2015 


के पूर्व, आयात पास शुल्क रु0 6 / - ( छः) प्रति बल्क लीटर की दर से अधिरोपित एवं अग्रिम 
रुप से वसूल किया जाएगा | 


___ 2 . 


यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2 0 15 की तिथि से प्रभावी होगा | 


सदस्य, राजस्व पर्षद् के आदेश से , 


( ह0 / - ) असपष्ट 


अवर सचिव, 


उत्पाद एवं मध निषेध विभाग , 


झारखण्ड , राँची । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 144 - - 5 0 + 200 । 


